रजिस्ट्री संडी एल -33004/ 99 


REGD . NO . D . L . - 33004/ 99 


• सपनपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTI - Section3 - Sub - section (ii ) 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , राक्रवार, बन 20 , 2003 / ज्येष्ठ 30 , 1925 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20 , 2003/ JYAISTHA 30, 1925 


सं . 556 ] 
No. 556 ] 


नागर विमानन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 जून, 2003 
. का . आ . 718( अ). - केन्द्रीय सरकार, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994का 55 ) 
की धारा 41 की उपधारा (2) के खंड (क), ( ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
और भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा की 
शर्ते) नियम , 1973 तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ( अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्ते) 
नियम, 1987 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या 
जिन्हें किए जाने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम , प्रारंभ और लागू होना - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमान पत्तन 
प्राधिकरण ( अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा की शर्ते) विनियम , 2003 है । 

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. परिभाषाएं -- (1) इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,- .. 


( क ) “ अधिनियम " से भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55 ) अभिप्रेत 


( ख) “ प्राधिकरण ” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 
अभिप्रेत है; 
( ग) “ अध्यक्ष से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4 ) के खंड ( क ) के अधीन नियुक्त 


प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; 

( घ) “ सदस्य " से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ; 
1717 GI/ 2003 


( 0 


PURPALESARITRA. . . . . .. 


. . . - .. . - kauri 


Naaurth 


Main 


m 


menter 


immamim 


ic 


e 


nerainsteamPHORAHArxtarumer rimmerurriteranamamerim 


emarinirementenment . -- 


- 


- 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY | PART II - Sec. 30] 
( 2) एसे शब्दों का जिनका इसमें प्रयोग किया गया है किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं वही अर्थ 

होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है । 


3. वेतन और भत्ते - (1) अध्यक्ष को 27750 -750 - 31500 रुपए प्रतिमास के वेतनमान में वेतन संदत्त 

किया जाएगा । 


( 2 ) पूर्णकालिक सदस्य को 25750- 650 - 30950 रुपए प्रतिमास के वेतनमान में वेतन संक्त किया 
जाएगा । 


जब 


4. फीस-- प्रत्येक अंशकालिक सदस्य को जो सरकार का सेवक नहीं है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए 

जब तक प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होता है 2000 रुपए की तथा प्रत्येक ऐसे दिन के 
लिए जब वह इसकी समितियों में , यदि कोई हों , उपस्थित होता है, 1000 रुपए बैठक फीस 
संदत्त की जाएगी । 


5. 


निवास स्थान - अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य पूर्णकालिक सदस्य निम्नलिखित के अधीन रहते हुए 


निवास स्थान का हकदार होगा :- . 


( क ) प्राधिकरण द्वारा इंतजाम की गई वास सुविधा के लिए किराए की वसूली इस संबंध में 
केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित किए जाने 
वाली ऐसी वास सुविधा के लिए मासिक किराए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए 
वेतन के 10 % की दर से की जाएगी ; और 


( ख) जहां कहीं प्राधिकरण द्वारा अपनी नगरी में या अपने आवासीय फ्लैटों में या पट्टे के आधार 
पर सज्जित आवास सुविधा का इंतजाम किया गया है, 2.5 % की दर से अतिरिक्त वसूली 
की जाएगी । 


6. यान का निःशुल्क उपयोग - अध्यख और पूर्णकालिक सदस्य द्वारा अपने निजी प्रयोजन के लिए 
प्रयुक्त यान समय- समय पर इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 
विनियमित किए जाएंगे । 


. . . . . 


. . 
- - - 


... 


[ भाग - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Ap 


+ 


- 


- 


- 


- 


. 


- . . 


. . 


- . 


- 


- 


( 7 यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता - (1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य जो सरकार का सेवक नहीं है, 
यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का उन्हीं दरों पर हकदार होगा जो प्राधिकरण के सर्वोच्च पंक्ति के 
अधिकारियों को लागू हैं । 
( 2) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य जो सरकार का सेवक नहीं है, शासकीय दौरों पर यात्रा करते समय 
अपने निवास स्थान से और वापसी के लिए वायुयान से यात्रा में कार्यपालक श्रेणी (एक्जेकूटिव क्लास ) 
द्वारा अथवा रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में , जहां कहीं उपबंध हो, यात्रा करने का हकदार होगा 
और सड़क द्वारा यात्रा के मामले में यात्रा की गई दूरी के लिए वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराया 
तक सीमित वास्तविक व्यय का हकदार होगा | तथापि , विदेशी दौरों के लिए अध्यक्ष वायुयान द्वारा प्रथम 
श्रेणी में औरपूर्कालिक सदस्य कारबार श्रेणी (बिजनेस क्लास ) में यात्रा करने का हकदार होगा । 
(3) प्रत्येक सदस्य जो सरकार का सेवक है, उस स्रोत से जिससे ऐसा सदस्य अपना वेतन आहरित 
कर रहा है, ऐसी दरों पर जो उस सरकार के नियमों के अनुसार उसे अनुज्ञेय हों , यात्रा भत्ता और . 
दैनिक भत्ता का हकदार होगा | 
परंतु प्राधिकरण उस सरकार को इस प्रकार सदस्य को संदत्त रकम की प्रतिपूर्ति करेगी । . . 
* अन्य भत्ते और सेवा की शर्ते - अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्य को अन्य भत्ते और सेवा की 
शर्ते ऐसी होंगी जो उनकी नियुक्ति के समय केन्द्रीयच सरकार द्वारा अवधारित की जाएं । . 
परंतु किसी ऐसे विषय की बाबत जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं 
किया गया है, अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य पूर्णकालिक सदस्य का भत्तों और सेवा की वैसी ही अन्य शर्ते 
लागू होंगी जो प्राधिकरण में सर्वोच्च पंक्ति के अधिकारियों को लागू होती हैं । 
परंतु यह और कि अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य उत्पादकता संबद्ध प्रेरक स्कीम - दक्षता भत्ता आदि के 
संदाय के लिए उन्हीं दरों पर हकदार होगा जो प्राधिकरण की सर्वोच्च पंक्ति के अधिकारियों को लागू हैं 


9.पर्यवसान या पदत्याग के लिए सूचना की अवधि 


(1) यथास्थिति , कोई पूर्णकालिक सदस्य और या कोई अंशकालिक सदस्य, जो सरकार का सेवक 

नहीं है, केन्द्रीय सरकार को 30 दिन से अन्यून की लिखित सूचना देकर अपना पदत्याग सकेगा। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II - SBC. 3B )) 
( 2) केन्द्रीय सरकार यथास्थिति किसी पूर्णकालिक सदस्य और या किसी अंशकालिक सदस्य की जो 

सरकार का सेवक नहीं है, सेवा का पर्यवसान उसे 30 दिन से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् 
कर सकेगी । 

[ R . T. 21 -24013/ 003 /99- pare ] 

TR . 07. V. that, Fiyat fara 
MINISTRY OF CIVILAVIATION 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th June, 2003 
S.0 . 718 (E ).--- In exercise of the powers conferred by clauses (a ), (b ) and (c ) of sub - section ( 2) of 
Section 41 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994 ) and in supersession of the 
International Airports Authority of India (Conditions of Service of Chairman and other Whole - Time 
Members ) Rules , 1973 and the National Airports Authority ( Conditions of service of the Chairman and 
Other Members ) Rules, 1987, except as respect things done or omitted to be done before such 
supersessions, the Central Government hereby makes the following rules, namely : 


M 


MA--- 


1. Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Airports Authority 
of India (Conditions of Service of the Chairman and Other Members ) Rules , 2003 . 


(2 ) 


They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 


Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires , - 


(a ) " Act" means the Airports Authority of India Act , 1994 ( 55 of 1994 ) ; 
(b ) " Authority " means the Airports Authority of India constituted under section 3 of the Act ; 
(c) " Chairperson " means the Chairperson of the Authority appointed under clause (a ) of 

sub - section ( 3 ) of section 3 of the Act ; 
(d ) "Member ” means the member of the Authority ; 
( e ) Words used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned 

to them in the Act. 


Salary and allowances . - ( 1) The Chairperson shall be paid salary in the scale of pay of 
Rs.27750 -750 - 31500 per month . 


( 2 ) The whole- time Member shall be paid salary in the scale of pay of Rs.25750 -650 - 30950 per 
month . 


4 . Fee . – Every part- time member, who is not a servant of the government, shall be paid a 
sitting fee of Rs. 2000 /- for each day he attends the meetings of the Authority and Rs. 1000 / - for each 
day he attends the meeting of its committee , if any . 


5 . Residential Accommodation . - The Chairperson and every other whole - time member 
shall be entitled for residential accommodation subject to the following : - 


( a ) Recovery of rent for the accommodation arranged by the Authority shall be @ 10 % of the salary 

subject to the ceiling on the monthly rental for such accommodation to be regulated in 
accordance with the instructions issued by the Central government in this regard from time to 
time; and 


LINK .. .. 


[ ST II - 


453(ü ) ] 


PICTI 15 : 3TETURU 


(b ) additional recovery @ 2.5 % wherever furnished accommodation has been arranged by the 

Authority either in its own township or own residential flats or arranged on lease basis . 


6 . Free use of Vehicle . - The vehicle used by the Chairperson and the whole - time member 
for private purposes shall be regulated in accordance with the instructions issued by the Central 
Government in this regard from time to time. 


7. Travelling Allowance and Daily Allowance . - ( 1) Chairperson and every other member, 
who is not a servant of the Government, shall be entitled to travelling allowance and daily allowance 
at the same rates as is applicable to the officer of the highest rank of the Authority . 


(2 ) The Chairperson and every other members who is not a servant of the Government , while 
travelling on official tour, shall be entitled to travel by air in Executive Class or by rail in Air 
conditioned First Class , wherever available , from the place of his residence and back , and in case of 
journeys by road , actual expenses limited to Air -conditioned First Class rail fare for the distance 
traveled . However , in foreign tours , the Chairperson shall be entitled to travel by air in First Class 
and whole - time members shall be entitled to travel in Business Class. 


( 3 ) Every Member , who is a servant of the Government, shall be entitled to traveling allowance 
and daily allowance from the source from which such member draws his salary at the rates 
admissible to him according to the rules of that Government. 


Provided that the Authority shall reimburse to that Government the amount so paid to the 
member . 


8 . Other allowances and conditions of service . - The other allowances and conditions of 
service of the Chairperson and the whole - time member shall be such as may be determined by the 
Central Government at the time of their appointment; 


Provided that in respect of any matter for which it has not been specifically determined by 
the Central Government, the allowances and other conditions of service as is applicable to the officer 
of the highest rank in the Authority shall apply to the Chairperson and the whole - time member. 


Provided further that the Chairperson and the whole -time member shall be entitled to the 
payment of Productivity Linked Incentive Scheme, Proficiency Allowance , etc, at the same rates as is 
applicable to the officer of the highest rank of the Authority , 


9 . Period of notice for termination or resignation . - ( 1) A whole - time member or a part 
time member , as the case may be, who is not a servant of the Government , may resign the office by 
giving notice in writing of not less than 30 days to the CentralGovernment. 


(2 ) The Central Government may terminate the appointment of a whole - time member and or a 
part- time member, as the case may be, who is not a servant of the Government , after giving him a 
notice of not less than 30 days. 

NO. AV -24013/003/99-AAI 

S . N . A . ZADI, Jt. Secy. 


1717 GI/03 - 2 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


